निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 692) पटना, बुधवार , 24 अगस्त 2016 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 


23 अगस्त 2016 


सं०सं०:- एम -4- 12/ 2013( खंड-1) 6679 /वि० – भारत - संविधान के अनुच्छेद 283 (2 ) के अधीन 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता , 2011 में निम्नलिखित 
संशोधन तुरन्त के प्रभाव से करते है: 

संशोधन 
बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम -344 एवं उसकी टिप्पणी-2 में प्रयुक्त शब्द “ तीन 
क्रमिक वित्तीय वर्षों " शब्द “ पाँच क्रमिक वित्तीय वर्षों " द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव ( व्यय )। 


The 23rd August 2016 
F.No.- M -4 - 12/2013(Part-1)6679 /F — In exercise of the powers conferred under Article 283 (2 ) of the 
constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in The Bihar Treasury 
code, 2011 with immediate effect: 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 अगस्त 2016 

Amendment 
The words Three consecutive years " used in Rule 344 of Bihar Treasury Code, 2011 and its note - 2 
shall be substituted by the words Five consecutive years ". 

By the order of Governor, Bihar, 

RAHUL SINGH, 
Secretary (Expenditure). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 692 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


